निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 512 ) 


30 ज्येष्ठ 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 20 जून 2014 


सामान्य प्रशासन विभाग 


कार्यालय आदेश 


19 जून 2014 
सं0 का0आ0:- 15 / बि0स0से0 -01 - 07 / 2009( खंड - II ) सा0प्र0 – 217 - बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम , 
2007 (बिहार अधिनियम - 3, 2008) के नियम - 9( 1)(ii ) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा 
के निम्नांकित उच्चवर्गीय लिपिको को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में आदेश निर्गमन की तिथि से 
बिहार सचिवालय सेवा के सहायक के पद ( वेतनमान बैंड- वेतन - 9300 - 34 ,800 + ग्रेड पे - 4600 ) पर प्रोन्नत करते हुए 
नियुक्त किया जाता है तथा इनके नाम के सामने स्तम्भ - 4 में अंकित विभाग / कार्यालय में सहायक के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है: 


क्रमांक 


नाम 


वर्तमान पदस्थापन कार्यालय 


प्रोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित 
किये जाने वाले विभाग / कार्यालय 


1 


। 


श्री शशि रंजन प्रसाद 
___ श्री योगेन्द्र प्रसाद 
श्री देवपूजन लाल गुप्ता 
श्री जगन्नाथ प्रसाद 
श्री शुभनारायण झा 


उद्योग विभाग 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय 
ग्रामीण विकास विभाग 


भू - अभिलेख परिमाप निदेशालय 
भू - अभिलेख परिमाप निदेशालय 

बाल श्रमिक आयोग 
बाल श्रमिक आयोग 
ग्रामीण विकास विभाग 


4 


| 


। 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 जून 2014 
2. प्रोन्नति द्वारा नियुक्त उपर्युक्त सहायकों को आर्थिक लाभ इनके द्वारा सहायक के पद पर योगदान की 
तिथि से देय होगा । 

3. उपर्युक्त प्रोन्नति बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च वर्गीय लिपिकों की अंतिम वरीयता सूची 
(दिनांक 01 .06.2012 की स्थिति के अनुसार) के आधार पर दी गई है । 

आदेश से , 
कुन्दन किशोर श्रीवास्वत , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 512-571 +100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


